निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 माघ 1936 ( AO ) 
पटना, शुक्रवार , 6 फरवरी 2015 


( सं० पटना 263 ) 


सं0 11 / आoनी0 -1 - 09 / 2014 सा0प्र0 - 1646 

सामान्य प्रशासन विभाग 


प्रेषक , 


राजेन्द्र राम , 
सरकार के अपर सचिव । 


सेवा में , 


सभी प्रधान सचिव / सचिव । 
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त । 
सभी जिला पदाधिकारी । 
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग , पटना । 
सचिव, कर्मचारी चयन आयोग , पटना । 
परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद , पटना । 
सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना । 

पटना - 15, दिनांक 30 जनवरी 2015 
विषय: नियुक्ति प्रोन्नति हेतु गठित चयन समिति / आयोग में अल्पसंख्यक समुदाय के किसी एक 

पदाधिकारी को सदस्य के रूप में मनोनित करने के संबंध में । 
महोदय , 

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधामंत्री के 
15 - सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संदर्भ में सरकारी सेवा में तथा विभिन्न उपक्रमों में अल्पसंख्यक समुदाय को पर्याप्त 
प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराने के मद्देनजर तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या - 6725 
दिनांक 22 .05 .1989 के द्वारा निम्नांकित निर्णय लिया गया था : 


बिहार गजट ( असाधारण ), 6 फरवरी 2015 
"नियुक्ति / प्रोन्नति हेतु गठित चयन समिति / आयोग में अल्पसंख्यक समुदाय ( यथा - मुस्लिम, ईसाई एवं 
सिक्ख ) के किसी एक पदाधिकारी को यथा संभव सदस्य के रूप में मनोनित किया जाय । " परन्तु यह व्यवस्था वर्तमान 
में लागू नहीं है । 

अतः पूर्ण समीक्षोपरान्त सरकार ने यह निर्णय लिया है कि नियुक्ति / प्रोन्नति हेतु चयन 
समिति / आयोग में अल्पसंख्यक समुदाय के किसी एक पदाधिकारी को ( पूर्व से अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति 
अथवा अन्य पदाधिकारी के मनोनयन के अतिरिक्त ) सदस्य के रूप में मनोनित किया जाय । 
यह आदेश तुरत प्रभावी होगा । 

विश्वासभाजन , 

राजेन्द्र राम , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 263-571 +200-डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic .in 


